रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


RU 


NADU 


MER 


म 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , दिसम्बर 8 , 2018/ अग्रहायण 17 , 1940 
NEW DELHI, SATURDAY , DECEMBER 8 , 2018 / AGRAHAYANA 17 , 1940 


सं . 4839 ] 
No. 4839 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 7 दिसम्बर , 2018 
का . आ . 6069 ( अ). - केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन 
और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2133 ( इ ) दिनांक 24 मई 2018 , जो भारत के राजपत्र , असाधारण, 
भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतापुरामु जिले में पुराना रारा- 205 ( नया 
रारा- 42 ) के कि . मी . 93/ 400 (रेलवे चैनेज कि . मी . 70/ 903) पर 4 लेन आरओबी और भूमिगत मार्ग केनिर्माण ( चौड़ीकरण ) 
के लिए अधिसूचना एल. सी . संख्या 45 / सी से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा 
की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 2 जून 2018" को 
"साक्षी" और " डेक्कन क्रॉनिकल " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए : 


7184 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतापुरामु जिले में पुराना रारा- 205 ( नया रारा - 42) के कि . मी. 93/ 400 (रेलवे चैनेज कि . मी . 
70/ 903 ) तक के भूखण्ड पर अधिसूचना एल . सी . संख्या 45 / सी से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पर 4 लेन आरओबी 

और भूमिगत मार्ग के निर्माण के लिए अर्जन की जाने वाली भूमि का संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम : आंध्रप्रदेश 


जिले का नाम : अनन्तापुरामु 


क्रमिक 
संख्या 


सर्वेक्षण 
संख्या 


|| भूमि का प्रकार || भूमि की 

प्रकृति 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


| भूमि का 

क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


23 
तालुक का नाम : कादिरी 


गांव का नाम : कोवलेपल्ली 


गवर्नमेंट लैंड 


120 - 5 


सरकारी 


सरकारीवागु0 .218 


वागु 


0 . 218 


ऊटुरु हरिनाथा रेड्डी स / ओ ऊ अक्कुलारेड्डी , 
ऊटुरुश्रीनिवासुलारेड्डी स / ओ सिद्दारेड्डी , 
ऊटुरुचंद्रसेखररेड्डी स / ओ लक्ष्मीरेड्डी , 
ऊटुरुमदनामोहनरेड्डी स / ओ श्रीरामिरेड्डी 


|| 124A - 1B | निजी ( पट्टा) 


ड्राई 


0.5544 


|| 124B - 2B ||निजी ( पट्टा) 


ड्राई 


0.0607 


ऊटुरुवेंकटारेड्डी स / ओ पपिरेड्डी, 
ऊटुरुगोविंदारेड्डी स | ओ पपिरेड्डी , 
ऊटुरुमुरलीमोहनरेड्डी स / ओ पपिरेड्डी 


|पीलक्ष्मीदेवी व / ओ ओबुलारेड्डी , 
ल पर्वथाम्मा व / ओ ल नारायणारेड्डी , 
के श्रीलता व / ओ के आदिनारायण रेड्डी 


|| 144 - 1B ||निजी ( पट्टा) 


ड्राई 


0 .0404 


पी लक्ष्मी देवी व / ओ ओबुलारेड्डी , 
ल पर्वथाम्मा व / ओ ल नारायणारेड्डी , 
के श्रीलता व / ओ के आदिनारायण रेड्डी 


144 - 2B | निजी ( पट्टा) 


ड्राई 


0.0283 


|144 - 3B निजी (पट्टा) 


ड्राई 


0 .0526 


स शमशाद बेगम व / ओ स के आयूब 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


नज़ीर अहमद स / ओ अब्दुल रहीम , चेरुवु 
सरोजम्मा व / ओ लक्ष्मीनरसु , रंगा रेड्डी , 
रामलक्ष्मम्मा व / ओ आदी रेड्डी , ऊटुरु 
रघुनाथा रेड्डी स / ओ सिदा रेड्डी , रंगारेड्डी , 
रामलक्ष्मम्मा व / ओ आदीरेड्डी, के इरशाद 
अली खान स / ओ महबूब जान , 
जी श्रीनिवासुलु स / ओ जी कृष्णा मूर्ति 


7 


|| 145B - 2B | निजी ( पट्टा) 


ड्राई 


||0. 7122 


बेस्ता वेंकटरमना स / ओ रमन्ना 


. 


147 -1A निजी ( पट्टा) 


ड्राई 


||0.0607 


. 


|| बेस्ता वेंकटरमना स / ओ रमन्ना 


9 


147 - 2A निजी (पट्टा ) 


|| 0.0364 


बेस्ता वेंकटरमना स / ओ रमन्ना 


10 


147 - 3A निजी (पट्टा ) 


|| 0.0364 


111 


1148-1 निजी(पट्टा) बाई 


0.1437 


रंगा रेड्डी श्रीरामि रेड्डी स / ओ इरागम रेड्डी 


चेरुवु आदिनारायण स / ओ वेंकटप्पा 


12 


||149 - 1A सरकारी ( डीपट्टा) ड्राई 


||0. 0121 


चेरुवु आदिनारायण स / ओ वेंकटप्पा 


0.004 


| 149 - 2A सरकारी ( डीपट्टा) ड्राई 
| 149 - 3A सरकारी (डीपट्टा) ड्राई 


||0. 004 


चेरुवु आदिनारायण स / ओ वेंकटप्पा 
||() 
चेरुवु कृष्णप्पा स / ओ वेंकटप्पा , 
चेरुवु रामचंद्र स / ओ सीवेंकटप्पा , 
चेरुवु सरोजम्मा व / ओ लक्ष्मीनरसु 


|15 


1 50 - 1 


निजी (पट्टा ) 


ड्राई 


0.0242 


||16 


1 60 - 1 


निजी ( पट्टा ) 


ड्राई 


0. 659 


| पेड्डामार्ला कृष्णप्पा स / ओ चिन्नप्पा , 
| पेड्डामार्ला सुधाकरा स / ओ चिन्नप्पा , 
गलि इरगंमा व / ओ गलिरंगा रेड्डी , 
टेलर अल्लाबक्ष , रंगा रेड्डी , 
रामालक्षम्मा व / ओ आदी रेड्डी , 
कादिरी मुस्लिम बाशा , शंकर रेड्डी , 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


श्रीधर , जी मुस्ताख़ अहमद स / ओ 
अब्दुल रहिमन , पेड्डामार्ला सुधाकर 
स / ओ चिन्नप्पा 


पेड्डामार्ला सुधाकर स / ओ चिन्नप्पा , 
| पेड्डामार्ला कृष्णप्पा स / ओ चिन्नप्पा , 
र शंकर रेड्डी स / ओ पपि रेड्डी 


17 


1 61 - 2 


निजी (पट्टा) 


ड्राई 


0.1011 


पेड्डामार्ला सुब्बण्णा , बंगारू शॉप 
महेश , रंगा रेड्डी , रामालक्षम्मा व / ओ 
आदी रेड्डी , नागि रेड्डी पल्ली नागभूषण , 
पलका अंजनेयुलु , टेलर अल्लाबक्ष , 
पेड्डामार्ला कृष्णम्मा व / ओ चिन्नप्पा , 
| पेड्डामार्ला रविंद्र स / ओ चिन्नप्पा , 
| पेड्डामार्ला सुधाकर स / ओ चिन्नप्पा 


||18 


1 65 - 2 


निजी ( पट्टा ) 


ड्राई 


0.4087 


पलका हनुमंथु स / ओ पी लक्ष्मणा , पालखा 
नारायणा स / ओ लक्ष्मणा , नागिरेड्डी पल्ली 
नागभूषण , पलका महिलेटी स / ओ 
लक्ष्मणा 


॥ 19 


|| 170 - 2 


निजी ( पट्टा) 


ड्राई 


0. 4046 


पलका हनुमंथु स / ओ पी लक्ष्मणा , पलका 
नारायणा स / ओ लक्ष्मणा , रागी मनुपल्ली 
सुसीलम्मा व / ओ वेंकटरमना , पिचाला 
प्रसाद स / ओ गंगाप्पा , पलका अंजनेयुलु 
स / ओ हनुमंथु, पलका गंगाधरी 


सरकारी 
||( वी . एस. पी .) 


171 - 5 


ड्राई 


10 . 0364 


॥ 


( ) 


ए पर्वथम्मा व / ओ रामचंद्र 


|21 


181 A-1A निजी (पट्टा) । 


|| 0.0647 


नल्लामादा सुरेश , लक्ष्मी नारायणा , 
लक्ष्मी नारायणा ( मामू ) विस्वनाथा रेड्डी , 
स शमशाद बेगम व / ओ रसूल साब , सोल्ड 
टू हाउस साइट प्लॉट्स 


22 


1 81 A-3A निजी ( पट्टा) 


ड्राई 


0. 2792 


23 


| 182 A-1A निजी ( पट्टा ) 


ड्राई 


||0.072 


स शमशाद बेगम व / ओ रसूल साब 


TT II - ous 3 (ii ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कुल 


4.0198 
[ 967. .: RW /NH - 12014 /AP (29)/16 -S & R (B )/ 3D ] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th December, 2018 
S .O . 6069( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 
S .O . No. 2133 (E ), dated the 24th May , 2018 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section ( ii ) issued 
under sub - section (1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the 
Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building 
(widening ) of old NH - 205 (New NH -42) on the stretch of Land for Construction of 4 lane ROB and sub -way in lieu of LC No. 45 /C 
Class at km . 93 /400 (Railway Chainage Km .70 / 903) in the district of ANANTAPURAMU in the State of ANDHRA PRADESH ” . 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Sakshi" and in “ Deccan Chronicle " , dated the 2nd 
June, 2018 , under sub -section (3 ) of section 3A of the said act. 

And Whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority 

And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report 
to the CentralGovernment ; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the 
sub - section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule 
should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares that on 
publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central 
Government, free from all encumbrances 

SCHEDULE 


Brief Description of the land to be acquired , with or without structure falling within the stretch of land for Construction of 4 lane ROB 
and sub -way in lieu of LC No . 45 / C Class at NH km .93/400 (Railway Chainage Km .70 / 903 ) on old NH -205 (New NH -42) in the 

district of ANANTAPURAMU in the State of ANDHRA PRADESH 


State : ANDHRA PRADESH 

District : Anantapuramu 
Sr. Survey Number Type of Land | Nature of Land | Area in Hectare || Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No. 


No. 


Taluk : Kadiri 
Viilage : Kowlepalle 
120 - 5 

Government 


Vaagu 


0 .218 


Government Land 


|| 124 A - 1B 


Private (PATTA ) ||DRY 


0 . 5544 


Uooturu Harinatha Reddy S / o U Akkula 
Reddy , Uooturu Sreenivasula Reddy 
S / o Sidda Reddy , Uooturu Chandra 
Sekhar Reddy S / o LakshmiReddy , 
Uooturu Madana Mohan Reddy S / o 
Sreerami Reddy 
Uooturu Venkata Reddy S / o Papi 
Reddy, Uooturu Govinda Reddy S / o 
Papi Reddy , Uooturu Murali Mohan 
Reddy S / o Papi Reddy 
P Lakshmi Devi W / 0 Obula Reddy , L 
Parvathamma W / o L Narayana Reddy , 
K Sreelatha W / o K Adinarayana Reddy 


|| 124 B - 2 B 


Private (Patta ) 


Dry 


||0 .0607 


4 


|| 144 - 1 B 


Private(Patta ) 


0 .0404 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


144 - 2 B 


Private(Patta ) 


0 .0283 


144 - 3 B 


Private (Patta ) 


Dry 


0 . 0526 


P Lakshmidevi W / 0 Obula Reddy , L 
Parvathamma W / o L Narayana Reddy , 
K Sreelatha W / 0 K Adinarayana Reddy 
S Shamshad Begum W / OS K Ayub 
NazeerAhammed S / o Abdul Rahim , 
Cheruvu Sarojamma W / 0 
Lakshminarsu , Rangareddy , 
Ramalakshmamma W / 0 Adi Reddy , 
Uooturu Raghunatha Reddy S / o Sidda 
Reddy , Rangareddy , Ramalakshmamma 
W / 0 Adi Reddy , K Irshad Ali Khan 
S / o Mahaboob Jan , G Sreenivasulu 
S / o G Krishna Murthi 
Bestha Venkataramana S / o Ramanna 


7 


|| 145 B - 2 B 


| Private (Patta ) 


Dry 


0 .7122 


147 - 1 A 


Dry 


Private (Patta ) 
Private (Patta ) 
Private ( Patta ) 


Dry 


147 - 2 A 
147 - 3 A 


0 .0607 
0 .0364 
0 .0364 


Bestha Venkataramana S / o Ramanna 


Dry 


Bestha Venkataramana S / o Ramanna 


148 - 1 


Private (Patta ) 


Dry 


0 . 1497 


Rangareddy Sreeramireddy S / o Iragam 
Reddy 


149 - 1 A 


Government( D 
Patta ) 


Dry 


0 .0121 


Cheruvu Adinarayana S / o Venkatappa 


3 


149 - 2 A 


Government( D 
Patta ) 


Dry 


0 .004 


Cheruvu Adinarayana S / o Venkatappa 


|| 149 - 3 A 


Government( D 
Patta ) 


Dry 


0 .004 


Cheruvu Adinarayana S / o Venkatappa 


150 - 1 


Private (Patta ) 


| Dry 
Dry 


0.0242 


16 


| 160 - 1 


Private(Patta ) 


Dry 


0 .659 


Cheruvu Krishnappa S / o Venkatappa , 
Cheruvu Ramachandra S / oC 
Venkatappa , Cheruvu Sarojamma W / 0 
Lakshminarsu 
Peddamarla Krishnappa S / o Chinnappa , 
PeddamarlaSudhakara S / o Chinnappa , 
Galilragamma W / 0 Gali Rangareddy , 
Tailor Allabaksh , Rangareddy , 
Ramalakshamma W / 0 Adi Reddy , 
Kadiri Muslim Basha , Shankar Reddy , 
Sridhar , G Musthakh Ahammed S / o 
Abdul Rahiman , Peddamarla Sudhakar 
S / o Chinnappa 
Peddamarla Sudhakar S / o Chinnappa , 
Peddamarla Krishnappa S / o Chinnappa , 
R Sankar Reddy S / o Papi Reddy 
Peddamarla Subbanna , Bangaru Shop 
Mahesh , Rangareddy , Ramalakshamma 
W / o Adi Reddy , Nagireddy Palli 
Nagabhushana , Palaka Anjaneyulu , 
Tailor Allabakash , Peddamarla 
Krishnamma W / o Chinnappa , 
Peddamarla Ravindra S / o Chinnappa , 
Peddamarla Sudhakar S / o Chinnappa 


161 - 2 


Private(Patta ) 


Dry 


10 .1011 


18 ||165 - 2 


Private (Patta ) 


||Dry 


0 .4087 


19 ||170 - 2 


Private(Patta ) 


Dry 


0 . 4046 


Palaka Hanumanthu S / o P Lakshmanna , 
Palakha Narayana S / o Lakshmanna , 
Nagireddy Palli Nagabhushana , Palaka 
Maddileti S / o Lakshmanna 
Palaka Hanumanthu S / o P Lakshmanna , 
Palaka Narayana S / o Lakshmanna , Ragi 


120 


171-5 


Government(VS 
P ) 


Dry 


0 .0364 


[ TT II - QUE 3 ( ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


181 A - 1A 


Private ( Patta ) 


0 .0647 


Manupalli Suseelamma W / 0 
Venkataramana , Pichala Prasad S / o 
Gangappa , Palaka Anjaneyulu S / o 
Hanumanthu , Palaka Gangadhri 
A Parvathamma W / 0 Ramachandra 
Nallamada Suresh , LakshmiNarayana , 
LakshmiNarayana ( Mamu ) Viswanatha 
Reddy , S Shamshad Begum W / 0 
Rasool Sab , Sold to House Site Plots 


|| 181 A - 3 A 


Private ( Patta ) 


Dry 


0 . 2792 


23 


182 A - 1A 


Private (Patta ) 


||Dry 


0. 072 


S Shamshad Begum W / 0 Rasool Sab 


TOTAL 


4 .0198 


[F. No.: RW /NH -12014/AP (29)/ 16 -S & R (B )/ 3D ] 

RAJESH GUPTA, Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . MANOL 

Digitally signed by 

MANOJ KUMAR VERMA 
KUMAR 

Date : 2018 . 12.13 
VERMA 

18:11:30 + 05 30 


